रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/ 99 


REGISTERED No. D . L . -_- 33002 / 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली : राजपच 


NE . 


नयने 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 93 ] 
No. 93 ] 


दिल्ली , मंगलवार , मई 28 , 2013 / ज्येष्ठ 7 , 1935 
DELHI , TUESDAY, MAY 28, 2013/ JYAISTHA 7 , 1935 


[ रा. रा. रा. क्षे. दि. सं. 47 

IN. C. T. D. No. 47 


- 


भाग - IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


व्यापार एवं कर विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 28 मई, 2013 
सं . फा .: 3( 352) / नीति / वैट / 2013 / 231 - 241.- तथापि , सभी पंजीकृत व्यापारियों के लिए यह आवश्यक है कि वो 
किसी भी प्रकार के व्यापारिक गतिविधि के संशोधन होने पर , जैसा कि मूल्य सवंर्धन अधिनियम , 2004 ( बाद में अधिनियम कहा जाए ) 
की धारा - 21 में विवर्णित है , आयुक्त को एक माह के अंदर निर्धारित तरीके से सूचित करेगा, तथा 

तथापि, सभी पंजीकृत व्यापारियों के लिए अधिनियम की धारा 95 के अंतर्गत यह भी आवश्यक है कि वो व्यापार के प्रबन्धक 
का नाग, स्थायी लेखा संख्या , आयातक -निर्यातक कोड को घोषित करे । 

इसलिए मैं , प्रशांत गोयल, आयुक्त , मूल्य संवर्धन कर , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली, इस अधिनियग तथा दिल्ली मूल्य संवर्धन 
नियम, 2005 . के अधीन किसी कानूनी प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह आवाश्यक मानता हूँ कि सभी पंजीकृत व्यापारियों 
की अद्यतन व्यापारिक रूपरेखा विभाग के पास उपलब्ध हो । 


2402 DG/ 2013 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


- 


- 


- 


- 


तथा, इसलिए, अधिनियम के धारा 70 की उप - धारा ( 1) के साथ पठित उप - धारा ( 2 ) व ( 3 ) तथा धारा 59 की उपधारा (2 ) 
के अंतर्गत मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं यह आदेश देता हूँ कि वे सभी व्यापारी, जो कि दिनांक 
31--03 - 2013 तक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं , अपने लॉगिन् आई. डी . तथा पासवर्ड का प्रयोग करके आनलाइन सूचना, दिपक 
30- - 06 - 2013 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करेंगे । इस प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र फॉर्म डी. पी . 1 का 
प्रयोग किया जाएगा । 

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी । 


प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धि । कर 


व्यापार एव कर विभाग 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 

फार्म डीपी - 1 
व्यापारी का वर्णन 


- 


- 


- 


1 . क . पंजीकरण संख्या 


- 


ख . व्यापारी का पूरा नाम (व्यापार का नाम ) 
ग . वार्ड संख्या 
घ . वर्तमान पंजीकरण तिथि (दिन / माह / वर्ष ) 


2. व्यापार का किस्म 


3. व्यापार का गठन 


4. क . अधिनियम की धारा 16 के अधीन योजना की संरचना के लिए विकल्प 


Mara 


ख . योजना की संरचना की कर दर 
5 . वार्षिक बिक्री श्रेणी 


- 


क . 


पंजीकरण का किस्म - अनिवार्य / ऐच्छिक 


ख. पूर्व वर्ष में बिक्री 
ग . क्या निम्नलिखित वर्षों में केवल अंतर्राज्यीय बिक्री / खरीद लेन - देन में व्यापार किया है 


1. 


2010.11 


2 . 


2011. 12 


3. 


2012. 13 


घ. 2013. 14 में संभावित बिकी । 

ड़ क्या आप वर्ष 2013 - 14 में अंतर्राज्यीय लेन - देन या आयात -निर्यात करेंगे 
6 . क . पैन संख्या 


- 


ख . यदि पैन कार्ड पर नाम कॉलम - 1ख से भिन्न है । 


anvr 


- 


- 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


- 


1. तब जो नाम पैन कार्ड पर लिखा है 


। 


2. 


पैन 


ग . यदि व्यापारी एक स्वामित्व फर्म है 

1. स्वामी का नाम 
2 . स्वामी का पैन 


7 . पंजीकरण संख्या, यदि पंजीकृत 


क्रम सं० 


पंजीकरण संख्या 


विभाग 
केन्द्रीय आबकारी 
सेवा कर 
आयात निर्यात कोड 


2. 
3. 


8. व्यापार का मुख्य स्थान (सूचना की तामिल के लिए, यदि कोई है ) 


पता 


- 


- 


ई - मेल आईडी 


मोबाईल नं0 


फैक्स नं0 


वर्गमीटर में क्षेत्र( खुला) 


वर्गमीटर में क्षेत्र( बना हुआ ) 


- 


9 . दिल्ली में और दिल्ली के बाहर अतिरिक्त व्यापार स्थलो की सूची 


क्रम | पता 
सं० 


स्थापना 
तिथि 


में 


तल 
बेसमैं / ग्रा6 / 1 / 2 
आदि (. 1 / 0 / 1 / 2... ) 


दिल्ली । दिल्ली । उपयोग का प्रकार । वर्ग फुट में क्षेत्र 

दुकान / गोदाम / लेखा লন্স 
शाखा बाहर कार्यालय आदि 
के पते की 

बना 
शाखा 

हुआ 
आधार का 
पर टिन 
वार्ड 
संख्या 


क्या उसी । यदि हो । 
पते पर तो न 

सब 
फर्म काम व्यापार का 
कर रही । रिन तथा 

चार्ड 


खुला 


हुआ 


10. सभी बैंक खातों की सूची 


क्रम रा० 


खाता न० 


बैंक 


शाखा 


आईएफएससी कोड 


11. दिल्ली में या बाहर थर्ड पार्टी भंडारन सुविधा यदि कोई है तो उसका पता 


12. पिछले वर्ष में खरीद / बेची हुई वस्तुओं की सुविस्तृत सूची 


क्रम 


। 


वस्तु का नाम कोड सहित 


डीवैट के अधीन कर पिछले वर्ष की वार्षिक 
की दर 

बिक्री का प्रतिशत 


पिछले वित्तीय वर्ष का 

कुल जमा कर 


| सं० 


। 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


13. व्यापार एवं कर विभाग में वैद्य प्रतिभूति / जमानती, यदि है , 


| प्रतिभूति 
प्रकार 


का 


प्रतिभूति का विवरण । 


राशि 


प्रतिभूति की समाप्ति की तारीख, 

यदि वह बैंक गारंटी में है 


aura 


- 


- 


- - 


- - 


14. प्रबंधकों की सूची 


नाम 


जन्मतिथि 


पिता का नाम 


पता 


क्रम 
सं० 


आधार रा0 


पैन 


। 


15. व्यक्तियों का विवरण (व्यापार में स्वामी / कर्ता / सांझेदार / निदेशक / सोसाइटी, क्लब आदि की कार्यकारी समिति के सदस्य ) जि . का 

व्यापार में रूचि है और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 


आधार 


। 


क्रम । नाम | लिंग जन्म 
po 

तिथि 


| पिता / | घर का | पासपोर्ट 
पति का | स्थायी नं0 
नाम पता 


उस दूसरे | 
व्यवसाय में 


io 


क्या अधिकृत | यदि 
हस्ताक्षरकर्ता | किसी 

और 
( हा या न ) व्यवसाय 

મેં જીવ 


उसका 
नाग पता 
और टिन 


16 . परामर्शदाता विवरण 


मध्य नाम 


उपनाम 


परामर्शदाता का नाम । प्रथम नाम 
परामर्शदाता का 
मोबाईल नं0 
परामर्शदाता ई - मेल 
वकील / सीए / एसटीपी । 


- 


- 


- 


- 


17 


सत्यापन 


A 


. 


मैं / ह .......... ............इसके द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ / करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी / हमारी जानकारी तथा 
विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है । 


प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर 


पूरा नाम 
(प्रथम नाम, मध्य नाम , उपनाम ) 


. 


. 


. 


. 


पदनाम 


.... 


-............ - 


- - - - -------- 


-- ----- - - 


- - 


- 


T 


स्था TITL 
[दिनांक 


- 


ti 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


NNN 


WE 


LT 


DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES 

NOTIFICATION 

Delhi, the 28th May, 2013 
No. F . 31352 ) /PolicyNAT/2013/ 231- 241. - Whereas , it is mandatory for all registered dealers to inform 
the Commissioner about any amendment in respect of their business activities , as detailed out in section 21 of 
the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (hereinafter called the “ Act"); and 

Whereas it is also mandatory for all registered dealers to declare the name of manager of business , 
permanent account number and Importer Exporter Code ( IEC ) under section 95 of the Act; 

Therefore I, Prashant Goyal , Commissioner , Value Added Tax , Government of National Capital 
Territory of Delhi, without prejudice to legal provisions under DVAT Act , 2004 and DVAT Rules, 2005 , consider 
it necessary that the updated dealer profile of all the registered dealers should be available with the 
Department. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1 ) read with sub - section ( 2 ) 
and ( 3 ) of section 70 and sub - section ( 2 ) of section 59 of the Act, I direct that all the dealers registered under 
the Act , as on 31 -03 - 2013 , shall furnish the information online on or before 30 -06 - 2013 , using their login ID and 
password . For this purpose , Form DP - 1 annexed with this Notification shall be used. 

This Notification shall come into force with immediate effect. 


PRASHANT GOYAL, Commissioner, Value Added Tax 


Department of Trade & Taxes 
Government ofNCT of Delhi 

Form - DP - 1 
Dealer Profile 


1. 


A . TIN 


B . Full Name of Dealer (Business Name) 


C . Ward No. 


D . Date of Current Registration (DD /MM /YYYY ) 


2 . Nature of Business : 


ANNA 


3 . Constitution of the Business 


4 . A . Whether opted for Composition Scheme under Section 16 of the Act 


B . Rate of Tax under Composition Scheme: 


5. Annual Turnover Category 


A . Type of registration - mandatory / voluntary ? 


B . Turnover in preceding year 


C . Whether dealt in only intrastate sales / purchases transactions during 
2402 D Gj13 -2 


P 


. 


- . . 


. 


. .. 


. . 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


mm 


(i) 2010 -11 


( ii ) 2011 - 12 


(iii ) 2012 - 13 


D . Expected turnover in 2013 - 14 


C 


E . Would you deal in interstate transactions or imports / exports in 2013 - 14 ? 


6 


A . PAN : 


B . If the name on PAN card is different from 1B , 

(i) then Name appearing on PAN Card: 


( ii) PAN 


NUN 


C . If the dealer is a proprietorship concern 


(i ) 


the name of the proprietor 


( ii) 


Proprietor s PAN 


7 


Registration No., if registered 


Sl. No. 


Department 


Registration Number 


Central Excise 


Service Tax 


IEC 


8 


Address of Principal Place of Business ( to be used for service of physicalnotice, if any) 


Address : 


Email Id 


Am 


Mobile Number 


Fax Number 


C 


Area in Sq. Mts(open ) 


Area in Sq .Mts( Covered ) 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- - 


9 
Si 
No. 


List of additional places of business within Delhi and outside Delhi: 
Address Date of Ward | TIN in Nature of use viz . Approx. area in 
Establishment Number case of Shop / 

square feet 
as per branch Godown /Accounts 
address outside Office etc 

1 Open Covered 
in case | Delhi 
of 
branch 
in Delhi 


Floor viz | Whether 
Basement any other 
Ground /1/ 0 firm 
etc ( - 1 / 0 / functioning 
1 /2 ...) trom same 

address 
Y / N 


Yes . 
TN and 
Ward of 
all such 
business 


LA 


LA 


10 List of all Bank Accounts 
SI No. 

Account No . 


Bank 


Branch 


IFSC Code 


11 Address of third party Storage Facility being used in Delhi or outside ( for Delhi Stocks ) , if any: 


12 


Exhaustive list of Commodities sold / purchased in last year 


Name of Commodity with 

Commodity Code 


Rate of Tax 
under DVAT 


% of GTO in 
preceding year 


No. 


Net tax 
contribution in 

last FY 


13 Security / Surety , if any , valid with DTT 


Type 
Security 


of 


Security Description 


Amount 


Date of expiry of Security , if in 
the shape of Bank Guarantee 


14 List of Managers 
SI Name Date of Birth 


Address 


Aadhaar 


Father s 
Name 


Aadhaar 


T PAN 


PA 


No. 


15 Particulars of person ( proprietor/karta /partners /directors in the business/members of executive committee of 

societies, clubs etc .) having interest in business and Authorised signatories . 
SI | Name T Gender | Date T Father s/ Residential Passport | Aad - PAN Whether Name. Status in 
No. of husband s Perinanent No . haar 

Autho Address that other 
Birth name Address 

No . 

rized and TIN of business 
Name 

Signa other 
tory business 
Yes /No where 

interest 
held , if any 


Middle Name 


Surname 


16 Counsel Details 
Counsel Name First Name 
Counsel Mobile 
Number 
Counsel Email Id 
Advocate / CA / 
STP 


17 . Verification 
\/We 

hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true 
and correct to the best ofmy/ our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom . 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


AN 


UN 


Signature of Authorised Signatory 


Full Name ( first name, middle , 
surname) 


Designation / Status 


Auto 


DU 


Place 


Place IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road . Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


